रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Fiitd a VistGa 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254375 
CG-DL-E-28052024-254375 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ता---खण्ड 4 
PART वा--.8ल्‍लांगा 4 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 368] नई दिल्‍ली, मंगलवार, मई 2, 2024/वैशाख 3, 946 
No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 3], 946 


केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, | अगस्त, 2023 
अध्यादेश संख्या 23 


शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को छोडकर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके एवं परिलब्धियों सहित 
संवर्ग भर्ती नियम 


किन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की संविधि 23(2) के साथ पठित 28()(an)] 


फा.सं. सीयूके/प्रशासन/अध्यादेश/2040. खंड. W.—t. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सांविधिक और 
गैर-शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता और अन्य शर्तें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संवर्ग भर्ती नियमों 
के अनुसार होंगी | 
2. इस अध्यादेश में जो कुछ भी शामिल नहीं है, उसे भारत सरकार/यू.जी.सी के समय-समय पर संशोधित नियमों के 
अनुसार निपटाया जाए। 
3. अपवादी खण्ड एवं प्रारम्भ- 


यह अध्यादेश इस विषय पर मौजूद अन्य सभी अध्यादेशों के अधिग्रहण में बनाया गया है और इसे 5 जनवरी 
2009 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के लागू होने की तिथि) से लागू माना जाएगा एवं इस 
अध्यादेश के विषयों पर किए गए सभी कार्य इस अध्यादेश के संदर्भ में होने माने जाएंगे। 


डॉ. मुरलीधरन नाबियार एम., कुलसचिव 


[विज्ञापन-/4/असा./437/2024-25] 
358 GI/2024 ql) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA 
NOTIFICATION 
New Delhi, the Ist August, 2023 
ORDINANCE NO: 23 
CADRE RECRUITMENT RULES INCLUDING MANNER OF APPOINTMENT AND EMOLUMENTS OF 
EMPLOYEES OTHER THAN TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF 
(Section 26(07)(0) read with Statute 23 (2) of the Central Universities Act 2009) 


F. No. CUK/ADMN/ORDINANCE/200. Vol. व.-]. The minimum prescribed qualifications and other 
conditions for statutory and non-teaching positions in Central University of Kerala will be as per the cadre recruitment 
rules approved by the competent authority. 


2. Anything which is not contained in this ordinance may be dealt as per rules of Government of India/UGC as 
amended from time to Time. 


3. Saving Clause and Commencement: This Ordinance is framed in supersession of all other existing ordinances 
on the subject and it will be deemed to have been in force with effect from 5" day of January 2009 (Date of 
commencement of the Central Universities Act 2009) and all the acts done on the subjects of this Ordinance will 
be deemed to have done in terms of this Ordinance. 


Dr. MURALIDHARAN NAMBIAR M., Registrar 
[ADVT.-IHI/4/Exty./37/2024-25 ] 


अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 4 अगस्त, 2023 
संशोधित अध्यादेश संख्या 28 
परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां, सेवा के नियम एवं शर्तें 
किन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के खण्ड 28(4)(ओ) एवं संविधि 8(3)] 


फा. सं. सीयूके/प्रशासन/अध्यादेश/2040. खंड. W—7. परीक्षा नियंत्रक एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी 
होगा जो कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर सीधी भर्ती के आधार पर पाँच 
वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा चयन प्रक्रिया के उचित अनुपालन के पश्चात 
एक समरूप अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है तथा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित एवं 
समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा। 


2. बरशर्ते कि परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत होगा। 


3. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो अथवा जब परीक्षा नियंत्रक के बीमार होने, अनुपस्थिति होने या किसी अन्य 
कारण से वह अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसके पद के कर्तव्यों का निष्पादन किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्ति किया गया हो। 


4. यदि परीक्षा नियंत्रक सरकार या किसी अन्य संगठन / संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है, तो उसकी 
सेवा के नियम और शर्तें विश्वविद्यालय के प्रतिनियुक्ति नियमों के द्वारा शासित होंगे। बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्त परीक्षा नियंत्रक को कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित अवधि से पहले वापस भेजा 
जा सकता है। 


5. यदि परीक्षा नियंत्रक के रूप में इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान / सरकार और उसके संगठनों के किसी 
कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, तो वह परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के पूर्व जिस सेवानिवृत्ति हितलाभ 
योजना की पात्रता रखता था, उस योजना (नामत: सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन / ग्रैच्युटी / 
स्थानांतरण यात्रा भत्ता) से शासित रहेगा, तथा जब तक वह उक्त पद पर अपना पुर्नग्रहणाधिकार रखता है। 


6. परीक्षा नियंत्रक को असज्जित रहवासीय आवास की पात्रता होगी, जिसके लिए वह आवास की श्रेणी के लिए 
निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा। 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


7. परीक्षा नियंत्रक की सेवा, अवकाश, भत्ते, आदि एवं अन्य टर्मिनल लाभ के नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा अपने 
नॉन-वेकेशन कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी। 


8. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा अपने नॉन-वेकेशन कर्मचारियों के लिए समय-समय 
पर निर्धारित किये जाने वाले नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी। 


9. परीक्षा नियंत्रक, संबंधित अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था एवं 
अधीक्षण करेगा। 


40. परीक्षा नियंत्रक, अधिनियम, संविधियों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति 
द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे गये कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा। 


4. परीक्षा नियंत्रक अपने निवास पर मोबाइल फोन और मुफ्त दूरभाष (एसटीडी और आईएसडी सहित) सेवा के 
लिए हकदार होंगे। 


42. परीक्षा नियंत्रक अपने निवास और कार्यालय के बीच स्टाफ कार की सुविधा के लिए हकदार होंगे | 


43. अपवादी खण्ड एवं प्रारम्भ- यह अध्यादेश इस विषय पर मौजूद अन्य सभी अध्यादेशों के अधिग्रहण में बनाया गया है 
और इसे 45 जनवरी 2009 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के लागू होने की तिथि) से लागू माना 
जाएगा एवं इस अध्यादेश के विषयों पर किए गए सभी कार्य इस अध्यादेश के संदर्भ में होने माने जाऐंगे। 


डॉ. मुरलीधरन नाबियार एम., कुलसचिव 
[विज्ञापन-/4/असा./437/2024-25] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the Ist August, 2023 
AMENDED ORDINANCE NO: 28 
EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS 
(Section 26(7)(०) & Statute 8 (3) of the Central Universities Act 2009) 


F. No. CUK/ADMN/ORDINANCE/200. Vol. If.—|. The Controller of Examinations shall be whole-time 
salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection Committee 
constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council 
after due observance of selection process and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University 
Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time. 


2. Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years. 


3. When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by 
reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office 
shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose. 


4. In case the Controller of Examinations is appointed on deputation from the Government or any other 
Organisation / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules 
of the University. Provided that the Controller of Examinations appointed on deputation may be repatriated 
earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. 


5... Where an employee of this University or any other Institution / Government and its organizations is appointed 
as Controller of Examinations, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, 
(namely general Provident Fund / Contributory Provident Fund / Pension / Gratuity / Transfer TA) to which he 
was entitled prior to his appointment as the Controller of Examinations, and till he/she continues to hold his / 
her lien on that post. 


6. Controller of Examinations shall be entitled to an unfurnished residential accommodation for which he / she 
shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house. 


7. The terms and conditions of service, leave, allowances, and other terminal benefits of the Controller of 
Examinations shall be such as prescribed by the University from time to time for its non-vacation staff. 


8. The terms and conditions of service of Controller of Examinations shall be such as prescribed by the University 
from time to time for its non-vacation staff. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


0. 


Il. 


2. 


3. 


Controller of Examinations shall arrange for and superintended the examinations of the University in the manner 
prescribed by the relevant Ordinances. 


Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform such 
duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council or Vice-Chancellor. 


The Controller of Examinations shall be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) 
service at his/her residence. 


The Controller of Examinations shall be entitled to the facility of staff car between the office and his/ her 
residence. 


Saving Clause and Commencement: This Ordinance is framed in supersession of all other existing ordinances 
on the subject and it will be deemed to have been in force with effect from 5" day of January 2009 (Date of 
commencement of the Central Universities Act 2009) and all the acts done on the subjects of this Ordinance will 
be deemed to have done in terms of this Ordinance. 


Dr. MURALIDHARAN NAMBIAR M.., Registrar 
[ADVT.-HI/4/Exty./l37/2024-25 ] 


5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054.  jranoy Digtaly signed by 


MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA 05 2024.05.28 
त 


7:55:50 +0530' 


